. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


7 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 


संख्या - 32 


राँची, बुधवार , 


28 नवम्बर , 2018 (ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 498-510 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में परःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


499 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 नवम्बर , 2018 


संख्या-4/नि० स०-12-178/ 2015 - 2712 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री रूद्र प्रताप, ( तृतीय बैच, गृह जिला- पलामू, CPF N0 110052045497 ) की सेवा उनके 
नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


Current Office 


| SI . | 

No . 


Employee Name 

G . P. F. No . 


Current 
Department 


Joining Date in 

Service 


Date of Service 
Confirmation 


Current Designation 


20 /12/ 2011 


07/ 06/ 2016 


RUDRA PRATAP - DC OFFICE 
( 110052045497 ) GODDA 


PATHARGAMA 
BLOCK ,GODDA 


Block Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD/1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


500 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 अक्टूबर , 2018 ई० । 


संख्या - 12 /पी1- 8004/ 2013- 5878 -- श्री विजय आशीष कुजूर , पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा, 
झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 12 /पी1- 8004/ 2013- 5879-- श्री नौशाद आलम, पुलिस उपाधीक्षक, ( मुख्यालय), सिमडेगा को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 नवम्बर , 2018 ई०। 


संख्या-05/सी०सी०ए०-01/ 90 / 2017- 6064-- चूंकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है 
कि साहेबगंज जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की 
आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के 
तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम , 2002 की धारा -12 
( 1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के साहेबगंज जिला के उपायुक्त - सह -जिला 
दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा -12 ( 2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक 
शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र प्रकाश पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


501 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
5 नवम्बर, 2018 ई० 


संख्या-12/ पी० -8005/ 2014- 6096 -- श्री मुकेश कुमार महतो, पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ), सरायकेला 
खरसावाँ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , झा०स०पु०-02, टाटीसिल्वे, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -12/ पी० -8005/ 2014- 6097-- श्री चन्दन कुमार वत्स, पुलिस उपाधीक्षक , अपराध अनुसंधान 
विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय), सरायकेला 
खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अक्टूबर, 2018 ई० 


संख्या -13/एल .- 109 / 2018- 5854-- श्री मदन मोहन लाल , भा०पु०से०, पुलिस उप- महानिरीक्षक ( बजट ), 
झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के तहत दिनांक 
3 दिसम्बर, 2018 से 28 दिसम्बर , 2018 तक कुल- 26 ( छब्बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 


2. उक्त अवधि के लिए श्री लाल , 


१० को कोटि वेतन देय होगा। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


502 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर, 2018 
पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


- 


अधिसूचना 


29 अक्टूबर, 2018 


संख्या - 1/ सू०अ० -1 कला-07 / 2011 -02--- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5( 1) 
के अंतर्गत श्री अनिल कुमार राय , अपर सचिव , पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग 
को अगले आदेश तक पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रथम 
अपीलीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 


इस संबंध में पूर्व निर्गत सभी आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/ -( अस्पष्ट ), 
सरकार के सचिव 


503 


ŞRGUS JHT (HTËRUT), gear , 28 yatok , 2018 


HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


NOTIFICATION 


THE 22nd NOVEMBER , 2018 


VATI 


Memo.No . 196 A : The services of the Officers named in Column No. 2 of the table given 
below are recalled from the State Government and on their repatriation to the parent department, 
they are transferred and posted as Principal District & Sessions Judges of the Districts , as mentioned 
in Column No.3 of the table: 


Sl.No . 


New place of posting as 


Name of the Officers with designation 

and present place of posting 


01. 


Mr. Yogeshwar Mani, Principal Judge , Principal District & Sessions Judge, 
Family Court, Bokaro 

Garhwa 


02 . 


Mr. Kumar Kamal, Principal Judge, Family Principal District & Sessions Judge , 
Court, Chaibasa 

Simdega 


By order of the Court 


Sd / - Ambuj Nath 


Registrar General 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


504 


FIR QUE JGIC (HTERUT ), gear , 28 octo ? , 2018 
HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI 


NOTIFICATION 


THE 22nd NOVEMBER , 2018 


Memo.No . 197 / A : The following Officers of the Cadre of District Judge named in Column 


No . 2 of the table are promoted to the rank of Principal District Judge : 


Sl. No 


Name of the Officers with designation and present place ofposting 


2 


1 . 


Mr. Peeyush Kumar, District & Additional Sessions Judge- cum - Spl. Judge, CBI, Dhanbad 


Mr. Vijay Kumar No. III, District & Additional Sessions Judge, Deoghar 


Mr. Mahendra Prasad , Secretary , Jharkhand Legislative Assembly , Ranchi 


Mr. Om Prakash Pandey No. 2 , District & Additional Sessions Judge - cum - Spl. Judge , Anti 
Corruption Bureau ,Dhanbad 


Mr. Kamal Nayan Pandey, District & Additional Sessions Judge , Dumka 


Mr. Satya Prakash No. 2 , District & Additional Sessions Judge - cum - Spl. Judge , offences 
under SC & ST Act, Deoghar 


By order of the Court, 


Sd / - AmbujNath 


Registrar General. 


505 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर, 2018 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 अगस्त , 2018 


संख्या-1/विविध- 808/ 06 खण्ड का .- 6304 -- श्रीमती वंदना दादेल , भा .प्र.से. ( झाः1996), प्रमण्डलीय 
आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के 
नियम 10, 11 ,12 , 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2018 से 17 अगस्त, 2018 तक कुल 
17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ प्रदान की 
गयी थी के क्रम में उन्हें दिनांक 18 अगस्त, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक कुल 14 दिनों के 
रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति तथा मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती दादेल के अवकाश अवधि में श्री मनोज कुमार झा , भा. प्र. से . ( झाः2002 ) , 
प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर अपने कार्यों के साथ प्रमण्डलीय आयुक्त , उत्तरी 
छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 28 नवम्बर, 2018 


506 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
28 अगस्त , 2018 


संख्या-1/विविध - 817/ 2017 का .- 6493 -- श्री इन्दु शेखर चतुर्वेदी , भा .प्र. से. ( झाः1987), सदस्य, राजस्व 
पर्षद , झारखण्ड को दिनांक 20 अक्टूबर , 2018 से 26 अक्टूबर , 2018 तक अमेरिका में प्रशिक्षण में भाग लेने 
की अनुमति प्रदान की गयी है, के क्रम में उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के अन्तर्गत 
दिनांक 16 अक्टूबर , 2018 से 19 अक्टूबर , 2018 तक के राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश ( Ex -India Leave ) का 
उपभोग निजी व्यय पर अमेरिका में रहकर करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
14 सितम्बर , 2018 


संख्या -1/विविध- 834/ 06 का . - 7038 -- श्री राजीव अरूण एक्का , भा .प्र. से. ( झाः1994), सचिव , श्रम , 
नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12,13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 23 अगस्त, 2018 से 27 अगस्त , 2018 तक कुल 05 दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


507 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
19 सितम्बर, 2018 


संख्या- 1/ विविध -813/ 2015 खण्ड का .-7083 -- श्रीमती राजेश्वरी बी., भा . प्र. से. ( झाः2011), उपायुक्त , 
रामगढ़ को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12, 13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 18 सितम्बर , 2018 से 29 सितम्बर , 2018 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 
दिनांक 16 सितम्बर , 2018, 17 सितम्बर, 2018 एवं 30 सितम्बर , 2018 के सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाश का 
उपभोग मुख्यालय से बाहर रह कर करने की अनुमति प्रदान की गयी है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 सितम्बर, 2018 


संख्या-1/विविध -817 /05 का .-7160 -- श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा. प्र. से. ( झाः1991), प्रधान सचिव, 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11,12, 13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 24 सितम्बर , 2018 से 8 अक्टूबर, 2018 तक कुल 15 दिनों की 
उपार्जित अवकाश ( Ex - India Leave ) की स्वीकृति तथा दिनांक 21 सितम्बर , 2018 से 23 सितम्बर, 2018 तक 
के सार्वजनिक/ राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने एवं उक्त अवधि में निजी कारणों/निजी व्यय पर विदेश 
( पेरिस ) यात्रा की अनुमति प्रदान की गयी है । 

2. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , भा . प्र. से . ( झा :91 ), प्रधान सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता 
विभाग , झारखण्ड की अनुपस्थिति अवधि में श्रीमती आराधना पटनायक , भा. प्र. से . ( झाः1998), सचिव , पेयजल 
एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


508 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KALYANI DEVI पिता SRI KRISHNA DEO PRASAD शपथ पत्र सं० 489 , दिनांक 
23 अक्टूबर, 2018 के अनुसार KUMARI KALYANI के नाम से जानी जाऊँगी । 

KALYANI DEVI एवं KUMARI KALYANI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT -- 


C/ o PRAHLAD MAHTO, NEAR BIG POND , BAU CAMPUS , 


LAKHAN NAGAR, 
P.O .+ P.S.- KANKE, 
DIST.- RANCHI, 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं C. NISHANT पिता SRI CHANDRA MAL DUBEY , शपथ पत्र सं० 242 , दिनांक 
5 जुलाई, 2018 के अनुसार CHANDRA NISHANT के नाम से जाना जाऊँगा | 

C. NISHANT एवं CHANDRA NISHANT दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


Qr. No. 1702, ROAD NO - 3, NEAR MAHAVIR MANDIR VIDYA 
NAGAR HARMU , 
P .O .- DORANDA , 
P.S .- SUKHDEO NAGAR, 
DIST.- RANCHI, 
STATE - JHARKHAND 


509 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर , 2018 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ARYAN पिता SRI GOVIND MISHRA शपथ पत्र सं० 1851, दिनांक 21 अगस्त , 2018 के 
अनुसार ARYAN AVIRAJ MISHRA के नाम से जाना जाऊँगा । 

ARYAN एवं ARYAN AVIRAJ MISHRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


GOVIND KUMAR MISHRA, PLOT. NO . 1101, OPPOSITE TO 
CHATT TALAB NEAR PURANA ARGORA CHOWK , KUNJ 
VIHAR ARGORA RANCHI, 
P. S.- ARGORA, 
DIST.- RANCHI , 
STATE - JHARKHAND 


PIN CODE- 834002 


प्रकाशनार्थ सचना 


# MOHAMAD AZMAT ANSARI MOHAMAD SAHADAT AT SAHADAT ANSARI 
शपथ पत्र सं० 1662, दिनांक 10 अप्रैल , 2017 के अनुसार MOHAMAD AZMAT ANSARI के नाम 
से जाना जाऊँगा । 

MOHAMAD AZMAT ANSARI MOHAMAD SAHADAT TO MOHAMAD AZMAT 
ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


VILLAGE- HORIYA 
P.O .- KUTIPESE, 
P . S .- KATKAMSANDI, 


DIST .- HAZARIBAG , 
STATE — JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 28 नवम्बर, 2018 


510 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं C. R. ANIL पिता SRI ANIL KUMAR SINHA शपथ पत्र सं० 18, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के 
अनुसार CHANDRA RAJ ANIL के नाम से जाना जाऊँगा | 

C. R. ANIL एवं CHANDRA RAJ ANIL दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT- - 


B / 19 , ANKUR COMPLEX , KUNJ NAGAR , SONARI, 
P .S .- SONARI, TOWN JAMSHEDPUR , 
DIST .- EAST SINGHBHUM, 


STATE - JHARKHAND 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 32 -- 50 | 


